निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 ज्येष्ट 1943 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 18 जून 2021 


( सं ० पटना 526 ) 


सं ० 7 / बि o पु o ह0-20-02 / 2016-3701 / गृ 0 आ 0 

गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 


संकल्प 

10 जून 2021 
विषय :- बिहार पुलिस हस्तक ( Bihar Police Manual ) के पुनर्गठन हेतु गठित समिति को अवधि विस्तार 

दिये जाने के संबंध में । 

गृह विभाग के संकल्प संख्या -7692 दिनांक 16.09.2019 द्वारा बिहार पुलिस हस्तक , 1978 के पुनरीक्षण एवं 
वर्तमान में प्रचलित कानून के अनुरूप नये पुलिस हस्तक के गठन हेतु अपर पुलिस महानिदेशक ( मुख्यालय ) , बिहार , 
पटना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है । समिति को अपना कार्य गठन की तिथि से छ : माह 
की अवधि में पूर्ण कर लेना था , किन्तु मॉडल पुलिस हस्तक का अध्यायवार Synopsis तैयार करते हुए विभिन्न 
उप - समितियों द्वारा समर्पित अध्यायवार प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा कर पुलिस हस्तक के पुनर्गठन को अंतिम रूप 
दिये जाने में और अधिक समय लगने की संभावना के कारण विभागीय संकल्प सं0-3007 , दिनांक -24.03.2020 एवं 
संकल्प सं0-5662 , दिनांक -08.09.2020 द्वारा उक्त समिति का कार्यकाल क्रमशः छ : माह के लिए अवधि विस्तार किया 
गया , जिसकी अवधि दिनांक -15.03.2021 को पूर्ण हो गई । 

कोविड -19 वैश्विक महामारी के प्रभाव को रोकने के उपायों के तहत बैठकों , कार्यालय उपस्थिति एवं अन्य 
कई कार्यवाहियों में अड़चन आयी है । इसका प्रभाव समिति के कार्यो पर भी पड़ा है । 

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार पुलिस हस्तक पुनर्गठन समिति का कार्यकाल दिनांक 16.03.2021 
से पुनः छ : माह की अवधि के लिए विस्तारित किया जाता है । 
आदेश : 

आदेश दिया जाता है कि इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित 
को सूचनार्थ प्रेषित की जाय । 

आदेश से , 

( ह 0 ) -अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 526-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


